सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 ज्येष्ठ , 1944 ( श ० ) 

6 जून , 2022 ( ई ० ) 


संख्या 263 राँची , सोमवार , 

परिवहन विभाग 

अधिसूचना 
2 जून , 2022 

अधिसूचना संख्या- परि.वि. - 3 ( स्था . ) - 10/2013 ( खण्ड- II ) -512-- श्री ओम प्रकाश यादव ( झा.प्र.से ) , 
जिला परिवहन पदाधिकारी , धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन 
पदाधिकारी , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

- 

श्री यादव को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की 
जाती है । 

अधिसूचना संख्या- परि.वि. -3 ( स्था . ) - 10/2013 ( खण्ड - II ) - 513-- श्री राजेश कुमार सिंह ( झा.प्र.से ) 
जिनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या -03 / पद - 
01 ( ग ) / 2015 का . - 1983 सहपठित ज्ञापांक -1985 , दिनांक -28.03.2022 के द्वारा परिवहन विभाग को सौंपी 

० 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 6 जून , 2022 

गई है , को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

श्री सिंह को मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की 

जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मनोज कुमार , 

सरकार के अवर सचिव 
परिवहन विभाग | 

-------- 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 263- 50 


